1574 " HARYANA GOVT GAZ.. AUGUST 22, 1978 (SRVN . 31, 1900 SAKA) 


[ PARTI 


क्रमांक 1166-ज (I )-78/22381.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तया 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरमण देवी, विधवा श्री सुरणा राम, गांव बुधसली , तहसील लोहारू , जिला 
भिवानी , को रबी 1966 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 

में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 
क्रमांक 932 -ज ( 1)-78/22385.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है). की धारा 2(ए)( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री धन्ना राम , पुत्र श्री राधा किशन , गांव रामलवास , तहसील दादरी, 
जिला भिवानी , को रबी , 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार राह प्रदान करते हैं । 


प्रेम नगर , 


कमांक 1182-4 ( I)-78/22389.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरिया गा राजा 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए) ( 1 ए) तया 3( 1 ए) अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रोशन लाल सरोन, पुत्र श्री ए ० सी ० सरीग, 601, माडल कालोनी 

अम्बाला शहर, को रबी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वालो युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1015 -ज (I )-78/22393.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली. युद्ध जागीर उनके 
नाम के सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 
क्रमांक जिला जागोर पाने वाले का 

गांव व पता तहसील 

फ़सल/ वर्ष जब · से वाषिक 
जागीर दी गई 

राशि 


नाम 


रुपये 


1 


महेन्द्रगढ़ 


कोटिया 


महन्दगढ़ 


खरीफ . 1976 से 


श्री चन्द्र सिंह , पुन 
श्री रिछपाल 


150 


2 


झिगावन 


खरीफ़ , 1976 से 


150 


" 


श्री सरूप चन्द , पुर्व 
श्री राम सहाय 


कमांक 922 -ज(I )-78/22401.-- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौरे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भोला राम, पुत्र श्री श्यो लाल , गांव कोका , तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़, को खरीफ , 1973 से 150 . रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

रोशन लाल शर्मा , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

IRRIGATION BRANCH 


The 10th August, 1978 
No. 13/ 8-( 6285)-1 PWI - 78.-.The Governor of Haryana is pleased to order the confịrmation of 
Sarvshri Ganga Bishen and Nathu Ram Puri . Officers of the P.W.D. ( 1.B.), Head Office , Haryana as 
Registrar and Officer on Special Duty, respectively with effect from 1st May, 1977 . 

P. P. CAPRIHAN , 
Financial Commissioner apd Secretary to Government, Haryana , 

Irrigation Department: 


